रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO DL. -33004 / 99 


मयमबजपने 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II Section 3– Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 164 ] 

नई दिल्ली , सोमवार, अप्रैल 8 , 2002 / चैत्र 18 , 1924 
No. 1641 

NEW DELHI, MONDAY , APRIL 8 , 2002 /CHAITRA 18 , 1924 

पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2002 
सा . का .नि . 255( अ ), केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम ,1963 (1963 का 38) की धारा 3 की 
उपधारा (1 ) के खंड ( ग ) के उपखंड (1 ) के अनुसरण में और भारत सरकार , तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय 
( पत्तन पक्ष) की दिनाक 14 फरवरी 2000 की अधिसूचना स० सा . का नि 114( अ) का अधिक्रमण करते हुए 
एतद्धारा निम्न तालिका के कालम ( 2) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की सख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हे कलकत्ता 
पत्तन के न्यासी बोर्ड मे उक्त तालिका के कालम ( 1 ) मे उल्लिखित हितो का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त 
किया जाना है । 

तालिका 
प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 


पत्तन में नियोजित श्रमिक 
सीमा शुल्क विभाग 
तट रक्षक 
भारतीय रेल 
पश्चिम बंगाल सरकार 
पोत परिवहन मंत्रालय 
मर्केटाइल मैरीन विमाग 
अन्य हित 


जोड 


____ 12 


[ फा . सं. पी टी -18011/7/ 2001 - पी. टी . ] 

आर. के . जैन, संयुक्त सचिव । 


1174GI/ 2002 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART 11 ---SEC. 36]] 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th April, 2002 


G. S. R. 255 (E ).-- - In pursuance of Sub- clause (i) of clause ( c ) of Sub- section ( 1 ) of 


Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) and in supersession of the 


Notification of the Govt . of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports 


Wing) No. G.S. R. 114( E ) dated 14th February , 2000 , the Central Govt. hereby 


1 


specifies the number of persons mentioned in columm (2 ) of the Table below to be 


appointed to represent the interests mentioned in Column ( 1) of the said Table on the 


Board of Trustees of the Port of Calcutta . 


TABLE 


Interests to be represented 


Number of persons to be appointed 


Labour employed in the Port 
Department of Customs 
Coast Guard 
Indian Railways 
Govt . of West Bengal 
Ministry of Shipping 
Mercantile Marine Department 
Other Interests 


TOTAL 


____ 12 


[ F 


No PT- 18011 / 7/ 2001 - P T ] 

R. K JAIN, Ji Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2002 


सा. का.नि . 256( अ ).--- केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम ,1903 (1963 का 38) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अनुसरण में और भारत सरकार , तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय 
( पत्तन पक्ष) की दिनाक 14 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सा . का . नि . 115( अ) का अधिक्रमण करते हुए 
एतद्वारा निम्न तालिका के कालम (3) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें कलकत्ता 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
पत्तन के न्यासी बोर्ड मे उक्त तालिका के कालम ( 2) में उल्लिखित प्रत्येक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
नियुक्त किया जाना है । 


तालिका 


क्रम सं० 


हित 


नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 


पोत मालिक 
पोत वणिक 
अन्य हित 


जोड 


3 केन्द्र सरकार , पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 के अनुसरण में एतदद्वारा 30 अप्रैल , 2002 
को समाप्त अवधि को ऐसी अवधि के रूप मे विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का चुनाव कर लिया 
जाएगा । 


[ फा , सं. पी टी - 18011/7 / 2001-- पी. टी . ] 

आर. के . जैन, संयुक्त सचिष 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th Apnl, 2002 


G. S. R . 256 ( E ). -- In pursuance of provisions of sub- clause ( ii ) of clause ( c ) of sub 


section ( 1 ) of section 3 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963) and in 


supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry 


of Surface Transport (Ports Wing ), No. G .S .R . No.115 (E ) dated 14th Feb., 2000 , the 


। 


Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3 ) 


of the Table below to be appointed to represent each of the interests shown in column 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY __ _ _ _ PART II _ SEC. 3(1 ] 
(2 ) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Calcutta . 


TABLE 


S .No. 


Interests 


Number of persons 
to be appointed 


(1) 


( 2 ) 


Shipowners 
Shippers 
Other Interests 


लं 


। 


TOTAL 7 


3. In pursuance of the sub- section 4 of section 3 of the aforesaid Act, the Central 
Govt. hereby specifies the period ending with the 306 April, 2002 as the period within 


which the election of Trustees shall be held . 


[ F 


No PT -180] 1/ 7/2001 - PT . ] 

RK TAIN, Jt . Secy . 


अधिसूचना 

नईदिल्ली , 8 अप्रैल, 2002 
सा. का.नि, 257( अ ). -- केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 6) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 
निम्नलिखित तालिका में क्रम सं0 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड 
में न्यासी नियुक्त करती है अर्थात् : 

तालिका 


निदेशक ( पत्तन प्रचालन ) 


पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 


प्रधान अधिकारी, एम एम डी , मर्केन्टाइल मैरीन विभाग, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
कलकत्ता 
श्री सुशान्त रंजन पाल, कलकत्ता महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

के खंड ( ग) के उपखंड (i) के अन्तर्गत अन्य हितों का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5. 


डा0 देवव्रत चौधरी , हुगली, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1 ) ! 
पश्चिम बंगाल 

के खंड ( ग) के उपखंड ( i) के अन्तर्गत अन्य हितों का 

प्रतिनिधित्व करने के लिए 
श्री अभय नन्दन · प्रसाद, महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1) 
कृष्णनगर पटना 

| के खंड ( ग ) के उपखंड (i ) के अन्तर्गत अन्य हितों का 

प्रतिनिधित्व करने के लिए । 
श्री कमल बेरीवाला, कलकत्ता महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1 ) 

के खंड ( ग ) के उपखंड (i ) के अन्तर्गत अन्य हितों का 

प्रतिनिधित्व करने के लिए 
महाप्रबन्धक , भारतीय नौवहन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
निगम, कलकत्ता 

खंड ( ग ) के उपखंड ( ii ) के अन्तर्गत इंडियन नेशनल शिपऑनर्स 

एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
कार्यपालक निदेशक, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1 ) 
( आईओसीएल ) पूर्वी क्षेत्र के खंड ( ग ) के उपखंड (ii ) के अन्तर्गत अन्य हितों का 

प्रतिनिधित्व करने के लिए 
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के . अ . ज. प. नि . लि ., 

| के खंड ( ग ) के उपखंड ( ii ) के अन्तर्गत अन्य हितों का 

प्रतिनिधित्व करने के लिए 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) । 
हल्दिया विकास प्राधिकरण के खंड ( ग ) के उपखंड ( i ) के अन्तर्गत अन्य हितों का 

प्रतिनिधित्व करने के लिए 
श्री पार्थ सधन बोस, कलकत्ता महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा ( 1) 

के खंड ( ग ) के उपखंड (ii ) के अन्तर्गत भारत चैम्बर ऑफ 
कॉमर्स, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 


10 


1 


[ फा . सं. पी टी - 18011/7/ 2001 - पी .टी . ] 

आर . के , जैन , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th April, 2002 


TABLE 


G . S .R. 257 (E ). In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub -section (1) 
read with sub - section ( 6 ) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ), the 
Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1 to 11 in 
the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta , namely: 


1441102 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARIJI - SEC . 3 (1) ] 


TABLE 


1. 
2 . 


Director (Port Operations ) Representing Ministry of Shipping 
Principal Officer , MMD, Representing Mercantile Marine Department, 
Calcutta 

Calcutta . 
Shri Susanta Ranjan Pal, Representing Other Interests under sub clause (i) 
Calcutta . 

| of clause (c ) of sub section ( 1 ) of section 3 of 

Major Port Trusts Act, 1963 
Dr. Debabrata Chowdhuri, Representing Other Interests under sub clause (i) 
Hooghly , West Bengal. of clause (c ) of sub section ( 1) of section 3 of 

Major Port Trusts Act, 1963. 
Shri Abhay Nandan Prasad , Representing Other Interests under sub clause (i) 
Krishna Nagar, Patna . of clause (c ) of sub section ( 1 ) of section 3 of 

Major Port Trusts Act, 1963. 


8 . 


Shri Kamal Beriwala , Representing Other Interests under sub clause (i) 
Calcutta . 

of clause ( c ) of sub section ( 1 ) of section 3 of 

Major Port Trusts Act , 1963. 
General Manager, Shipping Representing Indian National Shipowners 
Corporation of India , Association under sub -clause ( ii ) of clause ( c ) of 
Calcutta . 

sub section ( 1) of section 3 of Major Port Trusts 

Act, 1963 . 
Executive Director, ( TOCL ) | Representing Other Interests under sub clause ( ii ) 
Eastern Region 

of clause (c ) of sub -section ( 1) of section 3 of 

Major Port Trusts Act , 1963 . 
Chairman - cum -Managing Representing Other Interests under sub clause (ü ) 
Director, Central Inland of clause (c ) of sub -section ( 1) of section 3 of 
Water Transport Corporation Major Port Trusts Act, 1963 . 
Ltd . 
Chief Executive Officer , Representing Other Interests under sub clause ( ii ) 
Haldia 

Development of clause (c ) of sub -section (1 ) of section 3 of 
Authority 

Major Port Trusts Act , 1963 . 
| Shri Partha Sadhan Bose, Representing Bharat Chamber of Commerce, 
Calcutta . 

Calcutta , under sub -clause ( ii ) of clause ( c) of sub 
section (1 ) of section 3 of Major Port Trusts Act , 
1963. 


[ F 


No P1 - 18011/7 / 2001-PT ] 

R . K JAIN , Jt Socy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 , 


